: 


g 


R 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

6 भाद्र , 1937 ( श०) 
संख्या 6 36 राँची , शुक्रवार 

28 अगस्त , 2 0 15 ( ई०) 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


राज्यादेश 


2 6 अगस्त, 2015 


विषयः . शहर अंचल, राँची को विभक्त कर चार नये अंचलों ( यथा. हेहल , शहर 

अंचल राँची, अरगोड़ा एवं बड़गाई ) के गठन | सृजन के संबंध में । 


संख्या-2/ राज. स्था . अंचल सृ. . 19 / 15 . 4 115 रा... उपायुक्त , राँची के पत्रांक - 156 
( प), दिनांक 16 अप्रैल, 15 द्वारा शहर अंचल, राँची को कार्यहित में 4 ( चार ) अंचल में 
विभक्त करने का प्रस्ताव तदोपरांत आयुक्त , दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची के पत्रांक 
2 44 , दिनांक 13 मई , 15 द्वारा उक्त प्रस्ताव पर प्राप्त अनुशंसा के आलोक में राजस्व 
प्रशासन को और सुदृढ़ करने एवं जन सुविधा के मद्देनजर शहर अंचल , राँची को विभक्त 
कर चार नये अंचलों ( यथा. हेहल, शहर अंचल राँची, अरगोड़ा एवं बड़गाई ) का 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 28 अगस्त , 2015 


गठन| सृजन किया गया है। इन नवसृजित अंचलों के अंतर्गत आने वाले मौजा का नाम 
उनके नाम के सामने अंकित है । 


2 . मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 25 अगस्त, 2015 में मद संख्या- 15 के द्वारा 
दी गई स्वीकृति के आलोक में शहर अंचल, राँची को विभक्त कर चार नये अंचलों ( यथा . 
हेहल, शहर अंचल राँची, अरगोड़ा एवं बड़गाई) के गठन/ सृजन का निर्णय लिया गया है । 


O 


3 . वर्तमान में शहर अंचल , राँची की जनसंख्या 2 0 11 की जनगणना के अनुसार 
8 8 8 0 11 है तथा कुल क्षेत्रफल 2 4 65 9 .07 वर्गमीटर है तथा इसके अन्तर्गत कुल 38 
( अड़तीस) मौजा आते हैं । 


4 . नवसृजित अंचलों के नाम एवं संबंधित मौजा के नाम निम्नवत् होंगे: 


नवसृजित अंचलों के नाम 


मौजा की संख्या एवं नाम 


वर्तमान 
अंचल का 


प्रस्तावित 
अंचल का 


क्षेत्रफल 
( वर्गमीटर 


जनसंख्या 
| (2 0 11 की 


नाम 


नाम 


जनगणना 


के अनुसार ) 


6592.91 


शहर अंचल 1. 

राँची 


हेहल 1. बजरा 2 . बरियातु 3. बनहोरा 

4 . पण्डरा 5 . भीठा 6 . 
मिसिरगोंदा 7 . कठरगोंदा 8. 
हेसल 9 . हेहल 10 . मधुकम 11. 
हरमू ( कुल 11 मौजा) 


43 06 .32 


2 ,62 ,072 


2 . राँची । 1. चडरी 2 . लालपुर 3 . कोनका 

4 . हातमा 5 . राँची 6 . हिन्दपीड़ी 
7 . सिरम ( कुल 7 मौजा ) 


. 


1. अरगोड़ा 2 . कडरू 3. चुटिया 780 8.6 

5 


2 , 22 ,488 


. 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 28 अगस्त , 2 0 15 


अरगोड़ा 4 . सामलौंग 5 . लोवाडीह 6 . 

डोरण्डा 7 . कुसई 8. बड़ा घाघरा 
9 . हिनू 10 . हुण्डरू 


( कुल 10 मौजा ) 


4 . 


89 5 1. 19 


1,77,3 4 3 


बड़गाई | 1. होटवार 2 .चिरौंदी 3 . तिरिल 

4 . कोकर 5 . लॅम 6 , बरियातु 
7 . बुटी 8. गाड़ी 9. मोरहाबादी 
10 . बड़गाई ( कुल 10 मौजा 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


मयूख, 
सरकार के उप सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 6 3 6 -- 50 । 


